रजिस्ट्री सं० डी०एल०- 33004/97 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 97 


. 


. 


. 


. . . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग -- खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section3 Sub - section ( ii ) 


6 /2/ 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


u 


- 


- 


सं० 698 ] 
No. 698 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 12 , 1997 / अग्रहायण 21 , 1919 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 12 , 1997 /AGRAHAYANA 21, 1919 


माम 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997 
आ . आ. नि . 862 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के 
साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिश पर, नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट संस्थाओं 
को अनुमोदित करती है और नीचे की सारणी के स्तम्भ (3 ) में उल्लिखित पात्र परियोजना और स्कीम तथा उनकी प्राक्कलित लागत विनिर्दिष्ट करती है और 
उक्तसारणी के स्तम्भ ( 4 ) में ऐसी लागत की वह अधिकतम रकम, जो उक्त धारा 35 कग के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जा सकेगी, विनिर्दिष्ट 
करती है । 

सारणी 
क्रम सं . संस्था का नाम परियोजना अथवा स्कीम तथा उसकी 

धारा 35 कग के अन्तर्गत 
अनुमानित लागत 

कटौती के रूप मेंअनुज्ञात 
को जाने वाली लागत की 

अधिकतम रकम 
1. 

3 
दी एक्शन फार रूरल डेवलपमेंट, यांजिग कॉटज , ग्राम कैनन,, उकरूल जिला मणिपुर में सामाजिक 40 . 00 
ड्यू लेह लेंड इम्फाल - 795001 

वानिकी परियोजना, अनुमानित लागत 75. 83 लाख लाख रुपये 

रुपये 
2 . 

नारायण सेवा संस्थान " सेवाधाम 483 हिरनमागरी , हिरनमागरी, सेक्टर -4 उदयपुर राजस्थान में पोलियो 291 .00 
सेक्टर - 4, उदयपुर, राजस्थान - 313002 

अस्पताल का चलाना, पुनर्वास व अनुसंधान केन्द्र , लाख रुपये 
अनुमानित लागत 491. 87 लाख रु. 

200. 00 
लाख रु. की 

कार्पस निधि 
3161 GI / 97 


2 


तथा 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (ii)] 


2 
स्वामी शिवानंदा मेमोरियल ट्रस्ट बी - 237 चान्सलर्स 
कोर्ट - 15यां एवेन्यू, चेन्नई-- 600090 तमिलनाडु 


तमिलनाडु के कलाबोम्मन जिले के पट्टामेदाई 

और आसपास के गांवों तथा नेल्लई में स्वामी 
शिवानंदा ग्रामोत्थान योजना अनुमानित लागत 
832.64 लाख रु. 


313. 00 
लाख रुपये 
तथा 
519.00 लाख रु. की 
कार्पस निधि 


डा. एम. एल. धावल , मेमोरियल ट्रस्ट, द्वारा डा . 
के . एम. धावले सेकसरिया बिल्डिंग, 40, पारेख 
स्ट्रीट गिरगाम - मुम्बई -400004 


( क ) भवन का निर्माण, चिकित्सा उपकरण , 
फर्नीचर की साजसज्जा, एम्बुलेंस और 30 
बिस्तर वाले अस्पताल के प्राथमिक खर्च 


270 . 00 
लाख रुपये 
तथा 
36 .00 
लाख रु. कार्पस निधि 


( ख ) चल रहे अस्पताल का आधुनिकीकरण 
चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर की साजसज्जा, 
प्राथमिक खर्चे और 
( ग ) चलित स्वास्थ्य क्लीनिक और सामु 
दायिक स्वास्थ्य कर्मचारी योजना का अधि 
ग्रहण अनुमानित लागत 306.27 लाख रु. 
पंचमहल और बड़ोदरा गुजरात में सामुदायिक 
स्वास्थ्य और पूरक शिक्षा परियोजना चलाना 
अनुमानित लागत 43. 00 लाख रुपये 


5 . 


ट्रस्ट फार रीचिंग दी अनरिण्ड 210 मंगलदीप 
काम्पलैक्स , प्रोडक्टविटी रोड, अल्कापुरी 
बड़ादरा -390007 गुजरात 


28. 00 
लाख रु . 
तथा 
15 . 00 
लाख रु. की कार्पस निधि 
1200 . 00 
लाख रु . 


6. 


मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन 18, कॉलेज रोड , 
चेन्नई- 600006 


ग्रामीण सामुदायिक अस्पताल, फर्नीचर की 
साजसज्जा और उपकरण कैन्टीन धर्मशाला 
और स्टाफ क्वाटर्स अस्पताल के कर्म 
चारियों के लिए आवास का निर्माण, चेन्नेई 
तमिलनाडु में , अनुमानित लागत 1700.00 
लाख रु. 
ग्राम खानपारा , जिला कामरूप गुवाहटी , 
असम में इंडोर स्टेडियम का निर्माण अनु 
मानित लागत 336. 56 लाख रु . 
वासो, नडियाद में भवन का निर्माण , 
उपकरणों की खरीद तथा अस्पताल का 
चलाया जाना, लागत 42. 40 लाख रु . 


7. 


कानपारा स्पोर्ट्स एण्ड कल्चरल आर्गेनाइजेशन, 
पो, खानपारा, जिला कामरूप, गुवाहाटी - 781022 


336 .00 
लाख रु . 


वासों आरोग्य मंडल, वासो पालना रोड , वासो 
श्री सी . एम. शाह जनरल हास्पिटल खेड़ा - गुजरात 


32. 00 
लाख रु. 
तथा 10 लाख रु. की 
कार्पस निधि 
33. 00 
लाख रु. 


दी एसोसिएशन ऑफ पीपुल विद डिसएबिलटी 
छठा क्रास, हयूंचिन्स रोड, लिंगराजपुरम ( हेनद 
रोड ) सैटे थामस टाऊन बंगलौर -560084 
श्री सद्गुरू सेवा संघ ट्रस्ट मफतलाल हाऊस, 
बेकबेरीकलेमेशन मुम्बई 


10. 


बंगलौर, कर्नाटक में अर्बन स्लम आऊटरीच 
कार्यक्रम को चलाना, अनुमानित लागत 
33.76 लाख रु. 
जानकीकुंड चित्रकूट, जिला सतना और 
आनंदपुर जिला विदिशा मध्यप्रदेश में बहु 
आयामी ग्रामीण कल्याण परियोजना स्वास्थ्य 
की देखभाल शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गति 
विधियों को चलाना अनुमानित लागत 700. 00 
लाख रु . 
रामतलवाड़ी रेलवे क्रासिंग के नजदीक मिशन 
रोड नाडियाद में वोकेशनल ट्रेनिंग और पुनर्वास 


700. 00 
लाख रु. 
कार्पस निधि के रूप में 


11 . 


रोटरी क्लब , नडियाद समाज सेवा एण्ड 
संशोधन ट्रस्ट रेलवे क्रासिंग के निकट 


35. 00 
लाख रु. 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


2 
मिशन रोड - नाडियाद - 387002 खेड़ा 
गुजरात 


12. 


75 


विक्टोरिया जुबली डिस्पेन्सरी सोसाइटी, 
मुख्य रेलवे स्टेशन के सामने , रेलवे पुरा , 
अहमदाबाद 


श्री थारड तालुका अंजना पटेल केलवानी 
मंडल, थारड हाइवे, थारड , जिला- बनास 
कांठा गुजरात 


संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट, 510 हिमालय हाऊस , 
79 , पलटन मार्ग मुम्बई - 400001 


तपशील जाति आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि 
विकास शिल्प केन्द्र, डाकघर - सैन्धिया जिला 
बीरभूम , पश्चिम बंगाल 
भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ठक्कर 
बापा स्मारक सदन, डा . अम्बेडकर मार्ग, 
स्वामी रामतीर्थ मार्ग, नई दिल्ली 


16. 


3 
केन्द्र भवन का निर्माण, उपकरणों की खरीद और तथा 
फर्नीचर की साजसज्जा, अनुमानित लागत 50. 00 15 .00 लाख रु. की 
लाख रु . 

कार्पस निधि 
गुजरात के अहमदाबाद में उपकरणों की खरीद 
एवं उसे चलाना, अनुमानित लागत 125 . 00 

लाख रु . 
लाख रुपये 

तथा 50 लाख रुपये की 

कार्पस निधि 
गुजरात के जिला बनासकांठा के थारड में 

86. 00 
माध्यमिक विद्यालय हेतु सभी सुविधाओं सहित लाख रु . 
भवन का निर्माण, अनुमानित लागत 88. 46 लाख 
रुपये । 
महाराष्ट्र के मुम्बई में रोगियों के हृदय की शल्य चिकित्सा 100.00 
हेतु वित्तीय सहायता, चिकित्सा सहायता तथा अन्य लाख रु . 
कल्याणकारी क्रियाकलाप, अनुमानित लागत 100.00 
लाख रुपये 
पश्चिम बंगाल के जिला वीरभूम में ग्रामीण महिलाओं 20. 00 
हेतु सिलाई केन्द्र परियोजना, अनुमानित लागत 36. 35 लाख रु. 
लाख रुपये । 
निम्नलिखित हेतु उपकरण , साज एवं उसे चलाना 134 . 00 
( क ) 100 एक शिक्षक बालवाड़ी 

लाख रु . 
तथा 
( ख ) 50 बालिका स्वास्थ्य केन्द्र अनु . लागत 134 
लाख रु . 
तमिलनाडु के जिला पी . एम. टी. के सलाई ग्रामम में 42. 00 
विजियगाम ग्रामीण नेत्र चिकित्सालय को चलाना लाख रु. 
अनुमानित लागत 138.00 लाख रुपये 
महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में छात्रावास एवं 122 . 00 
कर्मचारी आवासों के साथ विद्यालय का निर्माण , लाख रु . 
अनुमानित लागत 122. 52 लाख रु. 
वर्धा ( महाराष्ट्र ), गोला, पलिया एवं शिकोहाबाद 19. 00 
( उत्तरप्रदेश ) में ग्रामीण विकास परियोजना, अनु लाख रु . 
मानित लागत, 1943. 00 लाख रु . 
महाराष्ट्र के जिला शोलापुर के तालुका उत्तरी शोला 408. 00 
पुर शिराज में भवन का निर्माण उपकरणों की खरीद लाख रु . 
एवं ज्ञान प्रबोधिनी शिवलाल शाह योजना ( तकनीकी 
प्रशिक्षण योजना ) को चलाना । अनुमानित लागत 
408. 00 लाख रुपये । 
बिहार के राजगीर ( नालंदा) के विरायतन स्थित नेत्र 170 .00 
शोध प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन का निर्माण एवं उप - लाख रु. 
करण , अनुमानित लागत 212.00 लाख रुपये । 


नेत्रहीनों हेतु हेलन केलर सेवा समाज, 
विजियागम विश्वनाथपुरम , मदुरई- 625014 


राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केन्द्र 253 शिवाजी नगर, 
नागपुर - 440010 


जमनालाल बजाज फाऊंडेशन बजाज भवन , 
द्वितीय तल , 226, नरीमन प्वाइंट , मुम्बई 
400020 
ज्ञान प्रबोधनी शोलापुर, 156 - डी, रेलवे लाइंस, 
शोलापुर- 413001 


21. 


विरायतन राजगीर ( नालंदा) बिहार - 803116 


2. यह अधिसूचना क्रम संख्या 19 में उल्लिखित परियोजनाओं की बाबत निर्धारण वर्ष 1998 - 99 के संबंध में एक वर्ष और क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 , 
5 , 6, 7 , 8 , 9, 10 , 11, 12, 13 , 14, 15, 16 , 17, 18 , 20 तथा 21 में उल्लिखित परियोजनाओं की बाबत निर्धारण वर्ष 1998 - 99 , 1999 - 2000 तथा 
2000 - 2001 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं . 10470/ फा. सं . - रा, सं. - 141/ 97 ] 

पी . के . सहगल, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 (ii) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 


NOTIFICATION 


New Delhi,the 12th December, 1997 


S . O . 862 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with clause (b ) 
of the Explanation to section 35AC of the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central 
Government, on the recommendations of the National Committee , hereby approves the 
institutions mentioned in column ( 2 ) of the Table below and specifies the eligible projects or 
schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column ( 3 ) of the said Table and also 
specifies in the column ( 4 ) of the said Table , the maximum amount of such cost which may be 
allowed as deduction under said section 35AÇ . 


TABLE 


Serial 
number 


Name of the Institutions 


Project or Scheme and 
Ostimated cost thereof 


Maximum amount 
of cost to be 
allowed as 
doduction under 
soction 36AC 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Rs.40 . 00 lakhs 


The Action for Rural 
Development, Yazing Cottage, 
Dow Lah Land , Imphal-795001 , 
Manipur. 


Social forestry project at New 
Canan Village , Ukhrul District, 
Manipur; likely to cost 
Rs 75, 83 lakhs 


Narayan Seva Sansthan , 
" Seva Dham ", 483, 
Hiran Magri, Sector 4 , 
Udaipur, Rajasthan - 313002. 


Running of Polio Hospital, 
Rehabilitation and Research 
Centre at Hiran Magri, Sector- 4 , 
Udaipur, Rajasthani, likely to 
cost Rs 491 . 87 lakhs 


Rs 291. 00 lakhs 
plus a corpus 
fund of Rs.200 00 
lakhs 


3. 


Swami Sivananda Memorial 
Trust, B - 237 , Chancellors 
Court, Off Vth Avenue , 
Chennai- 600090, Tamilnadu . 


Swami Sivananda Gramothan Rs.313 00 lakhs 
Yojana at Pattamadai and 

plus a corpus 
surrounding villages, Nellai, fund of Rs.519 . 00 
Kalhabomman District, Tamilnadu , lakhs. 
likely to cost Rs 832 .64 lakhs 


Dr. M .L . Dhawale Memorial 
Trust, C /o Dr. KM . Dhawale , 
Şekhsaria Building, 
40 , Parekh Street, 
Girgaum , Mumbai- 400004 . 


(a ) Construction ofbuilding , Rs 270 00 lakhs 

medical equipments , furnishing, plus a corpus 
ambulance and preliminary fund of Rs 36 00 

expenses of 30 bed Hospitai, lakhs. 
(b ) Modernisation of existing 

hospital, medical, equipments , 
furnishing, ambulance, preli 
minary expenses , and 


[ 411 11 - 


145 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1) 


(2) 


( 3) 


(c ) Undertaking mobile health 

clinics and community health 
workers programme; likely to 
cost Rs.306 . 27 lakhs. 


5 . 


Trust for Reaching the 
Unreached , 210 , Mangaldeep 
Complex , Productivity Road , 
Alkapuri, Vadodara - 390007 , 
Gujarat 


Running of Community Health 
and Supplementary Education 
Project at Panchmahal and 
Vadodara , Gujarat; likely to cost 
Rs.43.00 lakhs. 


Rs. 28 .00 lakhs plus 
a corpus fund of 
Rs. 15 .00 lakhs . 


Rs. 1200 . 00 lakhs. 


Medical Research Foundation , 
18 , College Road, 
Chennai-600006 . 


Construction , furnishing and 
equipments of rural community 
hospital, canteen , dharmshala 
and staff quarters for hospital 
staff at Chennai, Tamilnadu ; likely 
to cost Rs. 1700 .00 lakhs. 


7 . 


Rs 336 .00 lakhs . 


Khanapara Sports and Cultural 
Organisation , 
Post - Khanapara , Distt.Kamrup , 
Guwahati- 781022 


Construction of Indoor Stadium at 
Khanapara Village , Distt. Kamrup , 
Guwahati, Assam , likely to cost 
Rs.336 56 lakhs. 


Vaso Arogya Mandal, 
Vaso Palana Road , Vaso , 
Shri C . M Shah General 
Hospital, Kheda , Gujarat. 


Construction of building , purchase Rs. 32 00 lakhs 
of Equipments and running of plus a corpus 
hospital at Vaso , Nadiad , likely to fund of Rs 1000 
cost Rs 42 .40 lakhs. 

lakhs 


Rs. 33 00 lakhs. 


The Association of People with 
Disability , 6th Cross , 
Hutchins Road, Lingarajpuram 
(Hennur Road ), St. Thomas Town , 
Bangalore -560084 


Running of urban slum Outreach 
Programme at Bangalore , 
Karnataka; likely to cost Rs 33 76 
lakhs. 


10 . Shri Sadguru Seva Sangh Trust, 

Mafatlal House , 
Backbay Reclamation, Mumbai. 


Running ofmultiferious rural Rs 700 00 lakhs as 
welfare projects in health care , corpus fund. 
education , sports , cultural activities 
etc , in Jankikund , Chitrakoot, 
District Satna and Anandpur, 
District Vidisha, Madhya Pradesh , 
likely to cost Rs 700 00 lakhs. 


11. Rotary Club Nadiad Samaj Seva 

and Sansodhan Trust, 
Near Ram Talavadi Railway 
Crossing, Mission Road , 
Nadiad -387002, Kheda , 
Gujarat 


Construction of building, purchase Rs 35 00 lakhs plus 
of equipments and furnishing of a corpus fund of 
Vocational Training and Rehabili- Rs 15 00 lakhs 
tation Congo, Moai Ram Talavadi 
Railway Crossing. Mission Road . 
Nadiad ; likely to cost Rs 50 . 00 lakhs. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II—_ SEC . 3 ( ii)] 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


12 . Victoria Jubilee Dispensary 

Society , Opp . Main Railway 
Station , Railway Pura , 
Ahmedabad - 380002 . 


Purchase of equipments and 
running of the hospital at 
Ahmedabad, Gujarat; likely to 
cost Rs. 125 . 00 lakhs. 


Rs.75 .00 lakhs plus 
a corpus fund of 
Rs. 50. 00 lakhs. 


13 . Shri Tharad Taluka Anjana Patel 

Kelvani Mandal, Tharad Highway, 
Tharad , Distt. Banaskantha , 
Gujarat 


Construction of building with all Rs.86 .00 lakhs. 
facilities for a high school at Tharad , 
District Banaskantha, Gujarat; likely 
to cost Rs. 88 .46 lakhs . 


14 . Sanghvi Charitable Trust, 

510 , Himalaya House , 
79 , Paltan Road , 
Mumbai- 400001. 


Financial assistance for heart Rs. 100 . 00 lakhs . 
operation to patients, medical help 
and other welfare activities at 
Mumbai, Maharashtra ; likely to cost 
Rs. 100 . 00 lakhs. 


Rs. 20 .00 lakhs. 


15 . Tapsil Jati Adidasi Praktan 

Sainik Krishi Bikas Silpa Kendra , 
Post Sainthia, Dist, Bibhum, 
West Bengal. 


Tailoring project for ruralwomen 
in District Birbhum , West Bengal; 
likely to costRs. 36 .35 lakhs. 


Rs. 134 .00 lakhs. 


16 . Bhartiya Adim Jati Sevak Sangh , 

Thakkar Bapa Smarak Sadan , 
Dr. Ambedkar Marg , SwamiRam 
Tirth Nagar, New Delhi. 


Equipments , furnishing and 
running of 
(a ) 100 one -teacher Balwadis ; 

and 
(b ) 50 Girl Swastya Kalyan 

Kendras; 
likely to cost Rs. 134 .00 lakhs. 


Rs.42 .00 lakhs. 


17 . Helen Keller Service Society for 

the Blind , Vizhiagam , 
Viswanathpuram , 
Madurai-625014 . 


Running of Vizhiagam Rural Eye 
Hospital at Salaigramam , District 
PMT, Tamilnadu ; likely to cost 
Rs. 138 . 00 lakhs . 


Rs. 122. 00 lakhs 


18 . NationalCentre for Rural 

Development, 
253, Shivaji Nagar , 
Nagpur-440010 . 


Construction of school including 
hostels and staff quarters in 
Gadchiroli District in Maharashtra , 
likely to cost Rs 122 52 lakhs . 


Rs. 19 00 lakhs . 


19. Jamnalal Bajaj Foundation , 

Bajaj Bhavan , 2nd Floor, 
226 , Nariman Point, 
Mumbai -400020 . 


Rural Development Project at 
Wardha (Maharashtra ); Gola , Palia 
and Shikohabad (Uttar Pradesh ); 
Nkely to cost Rs. 19. 43 lakhs. 


20. Jnana Prabodhini-Solapur, 

1560 , Railway Lines, 
Solapur -413001 


Construction of building , purchase Rs.408 .00 lakhs 
of equipmers and running of Jnana 
Prabodhini Shivial Shah Yojana 
(Technical Training Scheme) at 
Hira ), Tal. North Sohapur, District 
Solapur, Maharashtra ; likely to cost 
Rs. 408 .00 lakhs . 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


21 . 


Veerayatan , Rajgir (Nalanda). 


Construction of building, equipments of Eye 


Rs. 170 .00 lakhs. 


Bihar _ 803116 


Research Training Centre at Veerayatan , Rajgir , 


Nalanda, Bihar, likely to cost Rs. 212.00 lakhs . 


2 . 


This notification shall remain in force for a period of one year in relation to assessement year 1998 -99 in respect of project or 


schemementioned at serialnumber 19 and for a period of three years in relation to assessment years 1998 – 99, 1999 - 2000 and 2000 


2001 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 ,12,13,14, 15 ,16, 17 , 18, 20 and 21 . 


. 


" 


[ No. 10470/ F. No. NC-141/97] 

V. K, SEHGAL , Dy . Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997 
का. आ . 863 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं. का . आ . 701 ( अ) दिनांक 18 सितम्बर , 1995 के द्वारा ग्राम्य विकास मंडल , पालियाड, डाकघर 
पालियाड, तालुका - कलोल ( एन. जी. ), जिला मेहसाना गुजरात की गुजरात, जिला मेहसाना तालुका -- कलोल के पालियाड में एस. जे. पटेल सार्वजनिक 
अस्पताल के रख -रखाव की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
क्रम संख्या - 6 पर विनिर्दिष्ट किया था । 

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है , 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 
के नियम 11ड के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने एवं परियोजना की लागत 
को 10. 60 लाख रु. से 25.00 लाख रु. तक बढ़ाने की सिफारिश की है । 

अतएव , केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम्य विकास मंडल, पालियाड , डाकघर - पालियाड, तालुका - कलोल ( एन. जी. ), जिला मेहसाना, गुजरात 
द्वारा गुजरात,जिला मेहसाना, तालुका - कलोल के पालियाड में चलाई जा रही एस. जे. पटेल सार्वजनिक का अस्पताल के रख - रखाव की स्कीम योजना 

को मात्र पच्चीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से शुरू होने वाले तीन 
निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10471/ फा. सं. रा. स.- 141/97 ] 

वी. के . सहगल, उप सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 11 - ~- SEC . 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 

___ New Delhi, the 12th December, 1997 
$ . 0 . 863( E ). - -Whereas by notification number S . 0 . 791( E ) dated the 18th September, 1995 , issued under sub 
section ( 1 ) read with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Govern 
ment had specified at serial Number 6 , maintenance of S . J. Patel Sarvajanik Hospital at Paliad , Tal. Kalol, District Mehsana , 
Gujarat, of Gramya Vikas Mandal, Paliad , At & P . O . Paliad , Tal. Kalol (NG ), District Mehsana, Gujarat, as an eligible project 
or scheme for a period of three years commencing from the assessinent year 1996 - 97 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years : 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule IIM of the Income -tax Rules, 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years and enhancing the cost of the project from Rs. 10 .66 lakhs to Rs. 25 .00 lakhs ; 

___ Now, therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause ( b ) 
of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project ofmainte 
nance of S . J. Patel Sarvjanik Hospital at Paliad , Tal. Kalol, District Mehsana , Gujarat, which is being carried out by Gramya 
VikasMandal, Paliad , At & P . O . Paliad, Tal. Kalol (NG ) , DistrictMehsana , Gujarat, at the estimated cost of rupees twenty five 
lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years commencing from assessment year 
1999-2000. 

[ No. 10471/ F. No. NC - 141/97 ] 

V . K . SEHGAL , Dy. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997 
का . आ . 864 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं. का . आ . 15 ( अ ) दिनांक 11 जनवरी, 1994, यथा संशोधित का, आ . 599 ( अ ) दिनांक 19 अगस्त, 
1994 द्वारा तथा पुन: संशोधित का. आ . 822 ( अ ) दिनांक 29 सितम्बर, 1995 द्वारा श्री सत्य साई ग्रामीण जागृति, सेवा सदन, मकान सं. 551, सेक्टर - 8 बी , 
चंडीगढ़ - 160018 को हरियाणा, जिला यमुनानगर के डारवा ग्राम में स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा, खेल, अध्यात्मिक क्रियाकलापों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित 
श्री सत्य साई ग्रामीण जागृति सेवा सदन ( एक बहुआयामी ग्रामीण कल्याण परियोजना) की योजना को क्रम सं. 12 में पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में 
निर्धारण वर्ष 1994 - 95 से शुरू होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था , 

और अधिसूचना सं. का . आ . 864 ( अ ) दिनांक 27 अक्तूबर, 1995 के द्वारा उक्त परियोजना या स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना किसी 
परिवर्तन के पात्र परियोजना के रूप में निर्धारण वर्ष 1996 -97 से शुरू होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था, और उक्त 
परियोजना या स्कीम के पांच वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है , 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 115 के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा अनुमोदित लागत को 
31. 00 लाख रु. से 70. 00 लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है , 

अतएव केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सत्य साई ग्रामीण जागृति , सेवा सदन , मकान सं. 551, सेक्टर -8 बी , चंडीगढ़ - 160018 द्वारा हरियाणा, 
जिला यमुनानगर के डारवा ग्राम में चलाई जा रही रक्षा, शिक्षा, खेल, अध्यात्मिक क्रियाकलापों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षणा सहित श्री सत्य साई ग्रामीण जागृति 
सेवा सदन , ( एक बहुआयामी ग्रामीण कल्याण परियोजना) की योजना को मात्र सत्तर लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप 
में निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से शुरू होने वाले तीन निर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 10472 / फा . सं . रा. स. - 141/ 97 ] 

वी . के . सहगल, उप सचिव 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th December , 1997 
S . O . 864( E ).- — Whereas by notification number S . O . 15 ( E ) dated the 11th January , 1994 , as amended by S . 0 . 599 ( E ) 
dated 19th August, 1994, and further amended by S. 0 . 822 ( E ) dated 29th September , 1995 , issued under sub -section ( 1 ) read 
with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had specified 
at serialNumber 12 , Shri Sathya Sai Gramin Jagriti Seva Sadan , (a Multi-dimensional Rural Welfare Project) including health 
care, education , sports , spiritual activities and vocational training at Village Darwa, District Yamuna Nagar, Haryana, of Shri 
Sathya SaiGramin Jagriti, Sai Sadan , H . No. 551, Sector-8b , Chandigarh - 160018 , as an eligible project or scheme for a period 
of two years commencing from the assessment year 1994- 95%; 

And whereas by notification number S . O . 864 (E ) datod the 27th October, 1995, the said project or scheme was 
specified as an eligible project or scheme without change in the approved cost for a further period of three years commencing 
from the assessment year 1996 - 97; 

And whereas the said project of scheme is likely to extend beyond five years , 

And whereas the National Committee , being satisfied that the said project or scheme is being executed properly , made 
a further recommendation under sub -1ule ( 5 ) of rule 11M of the Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of three years and enhancement of the approved cost from Rs. 31,00 lakhs to Rs. 70 .00 lakhs; 

___ Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1 ) read with clause (b ) 
of Explanation to section 35AC of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or project of Shri Sathya 
Sai Gramin Jagriti Seva Sadan, ( a Multi-dimensional Rural Welfare Project) including health care, education, sports, spiritual 
activities and vocational training at Village Darwa, District Yamuna Nagar, Haryaria ,which is being carried out by Shri Sathya 
Sai Gramin Jagriti, Sai Sadan, H . No. 551 , Sector -8b, Chandigarh -~~~160018, at the estimated cost of rupees seventy lakhs only 
as an eligible project or scheme for a further period of three assessment years coromoncing from assessment year 1999 - 2000 . 

No. 10472/ F. No. NC _ 141/97 ] 

V . K. SEHGAL, Dy. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997 
का . आ . 865 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ 
पठित उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं. 839 ( अ ) दिनांक 22 नवम्बर, 1994 के द्वारा साबरकंठा चैरिटेबल ट्रस्ट, द्वारा डा. नवीन मोदी, 
मनोचिकित्सक, अवफार चिकित्सालय, खोडियार काम्प्लैक्स, डा. गांधी रोड, हिम्मतनगर - 383001 ( गुजरात ) की राजस्थान के डूंगरपुर जिले एवं उत्तरी 
गुजरात के साबरकंठा में मंदबुद्धि वाले बालकों के लिएविद्यालय चलाने की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1995 - 96 के संबंध 
में एक वर्ष का अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था , 

और परियोजना या स्कीम को अधिसूचना सं का . आ . 825 ( अ ) दिनांक 29 सितम्बर, 1995 के द्वारा अनुमोदित लागत के बिना किसी परिवर्तन 
के पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1996 - 97 से शुरू होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था , 

और उक्त परियोजना या स्कीम के चार वर्ष के आगे बढ़ने की संभावना है , 

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम इचित रूप से निष्पादित की जा रही है , आयकर नियमावली, 1962 
के नियम 11ड के उप नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को और दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है , 

अतएव, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साबरकंठा चैरिबल ट्रस्ट द्वारा डा . नवीन मोदी, मनोचिकित्सक , अवकार चिकित्सालय, खोडियार काम्प्लैक्स, 
डा . गांधी रोड, हिम्मतनगर - 383001 ( गुजरात ) की राजस्थान के डूंगरपुर जिले एवं उत्तरी गुजरात के साबरकंठा में चलाई जा रही मंदबुद्धि वाले बालकों के 
लिए विद्यालय चलाने की योजना को मात्र चार लाख साठ हजार रुपये की अनुमानित लागत पर पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1999 
2000 से शुरू होने वाले वर्ष तीननिर्धारण वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करती है । 


314101147 - 2 


[ सं. 10473/ फा. सं. रा. सं.- 141/97 ] 

वी. के. सहगल, उप सचिव 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — SEC , 3 (11) ] 


mm 


NOTIFICATION 

· New Delhi,the 12th December, 1997 
S . O . 865 (E ). - -Whereas by notification number S . O . 839 ( B ) dated the 22nd November, 1994 , issued under sub 
section ( 1) read with clause (b ) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovern 
ment had specified at serial number, 7 , running school for mentally retarded children at Sabarkantha , North Gujarat, anu 
Dungarpur District of Rajasthan , of Sabarkantha Charitable Trust, C /o Dr. Navin Modi, Psychjatrist, Avkar Hospital, Khodiyar 
Complex , Dr, Gandhi Road , Himmat Nagar-383601 (Gujarat), as an eligible project or scheme for a period of one year in 
relation to assessment year 1995 - 96 ; 

And whereas by notification number S . O . 825 (E ) dated the 29th September, 1995 , the said project or scheme was 
specified as an eligible project or scheme without change in the approved cost for a further period of three years commencing 
from the assessment year 1996 -97; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond four years ; 

And whereas theNational Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly ,made 
a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11 M of the Income tax Rules , 1962 for specifying the said project or 
scheme for a further period of two years; 

Now , therefore , the Contral Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause (b ) 
of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), hereby spocifies the scheme or project of running 
school for mentally retarded children at Sabarkantha , North Gujarat, and Dungarpur District of Rajasthan , which is being 
carried out by Sabarkantha , Charitable Trust, Clo Dr.Navin Modi, Psychiatrist , Avkar Hospital,Khodiyar Complex , Dr.Gandhi 
Road , Himmat Nagar-383001 (Gujarat), at the estimated cost of rupees four lakhssixty thousand only as an eligiblo project or 
scherne for a further period of three assessment years commencing from assessment year 1999 -2000 . 


[No . 10473/F. No .NC - 141/97 ] 

V . K . SEHGAL , Dy .Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi-1100 $ 4 - 1997. 


Printed by the published by the Con 


